M 


. 


. 





S . NOW 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 626 


23 श्रावण , 1938 ( श० ) 
राँची, रविवार , 

14 अगस्त , 2016 (ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


आदेश 
4 अगस्त , 2016 


संख्या -5/ आरोप- 1-63/ 2014 का 6748 - श्री देवनीश किडों, झा०प्र०से०, ( कोटि क्रमांक 
598/ 03 , गृह जिला- गुमला) द्वारा दिनांक 7 अप्रैल , 2016 को निगरानी थाना कांड सं० 
43/13, दिनांक 22 नवम्बर , 2013 में माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी, राँची के 
न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया , जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया 
गया । इस प्रकार श्री किडों दिनांक 7 अप्रैल 2016 से न्यायिक हिरासत में हैं । अतः श्री किडों 
को झारखण्ड सरकारी सेवक (वगीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2016 के नियम 
9( क ) तहत् हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक 7 अप्रैल, 2016 से अगले आदेश तक के 
लिए निलंबित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 10 अगस्त , 2016 
2. निलंबन अवधि में श्री किडों को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम - 96 के तहत् 
केवल जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा एवं इनके निलंबन अवधि का विनियमन इनके विरुद्ध 
दर्ज कांड के फलाफल के आधार पर किया जायेगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


दिलीप तिर्की, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 626 - 50 | 


